निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 21 


3 ज्येष्ट 1939 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

24 मई 2017 ( ई ० ) 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 

विधेयक , उक्त 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

--- 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 

15-15 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

16-22 


आदेश , 


उच्च 


2 


बिहार गजट, 24 मई 2017 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

7 फरवरी 2017 
सं ० 47 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित जिला का नाम 

3 . 
1 . अदिति गुप्ता, मुंसिफ , डेहरी ऑन सोन ( रोहतास ) । 

रोहतास 
श्री लाल बहादुर प्रसाद , मुंसिफ , बीरपुर ( सुपौल ) 

सुपौल 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
प्रकाश चन्द्र जायसवाल , महानिबंधक । 


1 . 


2 . 


2 . 


The 7th February 2017 
No. 47 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsifs (Civil 
Judge, Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their respective names in column no . 3 of 
the table . 
SI. No. Name of Officers with designation and present place of posting Name of the District 

with judgeship 
1 2 

3 
1 . Ms. Aditi Gupta, Munsif , Dehri- on- Sone ( Rohtas ) 

Rohtas 
2 . Sri Lal Bahadur Prasad ,Munsif, Birpur (Supaul) 

Supaul 
By Order of the High Court, 
P. C. Jaiswal, Registrar General. 


3 


21 फरवरी 2017 
सं ० 66 नि0-27वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायधीश, 
कनीय कोटि ) की सेवाएं उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की जाती है । 
क्र ० पदाधिकारीयों का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

संपुष्टि की तिथि 
1 

2 
1 . श्रीमति खुशबू श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, गया । 

05.09.2015 
2 . श्री मनोज कुमार VI, न्यायिक दंडाधिकारी, सिकरहना, मोतिहारी । 

05.09.2015 
3 . क्षिप्रचला अंजली, न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर | 

05.09.2015 
4 . श्री गौतम कुमार यादव , न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई । 

05.09.2015 
5 . श्री कन्हैया लाल यादव , न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा । 

05.09.2015 
6 . श्री मो 0 फिरोज अकरम, न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज । 

05.09.2015 
7 . श्री कुमार अविनाश, न्यायिक दंडाधिकारी, नवादा । 

30.09.2015 
8 . श्री कुमार सुधांशु , न्यायिक दंडाधिकारी , बिरौल , दरभंगा । 

05.09.2015 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


3 


क्र ० 


संपुष्टि की तिथि 


1 


3 


05.09.2015 


9 . 
10. 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


11 . 
12 . 
13 . 
14. 
15 . 
16. 
17 . 
18 . 
19 . 


05.09.2015 
05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


14.02.2016 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


पदाधिकारीयों का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

2 
श्री मानवेन्द्र मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ । 
श्री किशोर कुणाल, न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल , जहानाबाद वर्तमान में विशेष कार्य 
पदाधिकारी, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में पदस्थापित । 
श्री चन्दन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, आरा । 
सुचित्रा सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर । 
श्री अमित कुमार पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, पिरो, आरा । 
श्री महेश शुक्ला, न्यायिक दंडाधिकारी, लक्खीसराय । 
श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना । 
श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी , न्यायिक दंडाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर । 
श्री ज्योति कुमार कश्यप, न्यायिक दंडाधिकारी, सुपौल । 
सारिका वहालिया, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना । 
श्री सुनील कुमार सिंह IV , न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज । 
श्रीमति भीमा एरम , न्यायिक दंडाधिकारी, पटना । 
श्री धीरेन्द्र कुमार राय, न्यायिक दंडाधिकारी, मंझौल, बेगूसराय । 
श्रीमति कुमारी ज्योत्स्ना, न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम । 
जबीन जमाल, न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार | 
श्री नवीन कुमार दूबे, न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर । 
श्री रोहित श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ । 
श्री पंकज चन्द्र वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर । 
रीतू कुमारी , न्यायिक दंडाधिकारी, पटना । 
श्री राहुल किशोर, न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद । 
श्री कुमार कार्तिकेय शाही, न्यायिक दंडाधिकारी, सीतामढ़ी । 
श्री सुनील कुमार सिंह V , न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ | 
श्रीमति स्मिता गौरव, न्यायिक दंडाधिकारी , मुजफ्फरपुर । 
श्री रवि पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण । 
श्री संजय कुमार V , न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर । 
श्रीमति स्वाति कुमारी सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी , कटिहार | 
श्री धीरज कुमार मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया, बेगूसराय । 
श्रीमति दिव्या शेखर, न्यायिक दंडाधिकारी , छपरा । 
श्री संजीव कुमार पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा । 
श्री पंकज पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी, बेतिया । 
श्री शमीम रजा, न्यायिक दंडाधिकारी , भभुआ । 
स्मिता राज , न्यायिक दंडाधिकारी , हाजीपुर | 
श्री धर्मेन्द्र सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार । 
श्री प्रकाश कुमार राय, न्यायिक दंडाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर । 
श्री दीपक कुमार यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, नौगछिया, भागलपुर । 
श्री राकेश कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा । 
रागिनी कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर । 
श्री उमा शंकर नारायण , न्यायिक दंडाधिकारी , सिकरहना, मोतिहारी । 
श्री शिव कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा । 
श्री सुशील प्रसाद , न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर । 
श्री दिलीप कुमार राय, न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम । 
श्री राजेश कुमार V , न्यायिक दंडाधिकारी, सोनपुर , छपरा । 
श्री राम चन्द्र प्रसाद , न्यायिक दंडाधिकारी, बखरी, बेगूसराय । 
श्री बिरेन्द्र प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी, बनमनखी, पूर्णिया । 
शेफाली नारायण, न्यायिक दंडाधिकारी, गया । 
श्री आशीष रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी , अररिया । 
श्री सुनील कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर । 


05.09.2015 
05.09.2015 


06.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


20. 
21 . 
22 . 
23 . 
24. 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29. 
30 . 
31 . 
32. 
33. 
34 . 
35 . 
36. 
37 . 
38 . 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43 . 
44 . 
45 . 
46. 
47 . 
48 . 
49 . 
50 . 
51. 
52 . 
53. 
54. 
55 . 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 
05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


05.09.2015 


4 


far JC, 24 H $ 2017 


1 


2 


क्र ० पदाधिकारीयों का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

संपुष्टि की तिथि 

3 
56 . श्री लाल बहादुर प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी , बीरपुर, सुपौल । 

05.09.2015 
57 . श्री नंद किशोर, न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया । 

05.09.2015 
इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण बाद में किया जाएगा । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक । 


1 


The 21" February 2017 
No. 66 A— The services of following (Civil Judges, Junior Division ) appointed on the basis of 
the result of 27th Judicial Service Competitive Examination are hereby confirmed w.e.f. the dates 

indicated against their respective names in column no. 3. 
Sl. No. Name, Designation and Place of Posting of the Officer 

Date of Confirmation 
2 

3 
1 . Smt. Khushboo Srivastava , Judicial Magistrate , Gaya 

05.09.2015 
2 . SriManoj Kumar, JudicialMagistrate , Sikrahana , 

05.09.2015 
East Champaran at Motihari 
3 . Ms. Kshiprachala Anjalee, Judicial Magistrate, Vaishali at Hajipur 

05.09.2015 
4 . Sri Gautam Kumar Yadav, JudicialMagistrate , Jamui 

05.09.2015 
5 . Sri Kanhaiya Lal Yadav , JudicialMagistrate , Darbhanga 

05.09.2015 
6 . Sri Md. Firoz Akram , Judicial Magistrate , Kishanganj 

05.09.2015 
7 . Sri Kumar Avinash , Judicial Magistrate , Nawadah 

30.09.2015 
8 . Sri Kumar Sudhansu , Judicial Magistrate , Biraul, Darbhanga 

05.09.2015 
9 . SriManvendra Mishra , Judicial Magistrate, Nalanda at Biharsharif 

05.09.2015 
10 . Sri Kishor Kunal, Judicial Magistrate , Arwal, Jehanabad , presently deputed 05.09.2015 

as O.S.D., Bihar State Legal Services Authority , Patna 
11. Sri Chandan Kumar, Judicial Magistrate , Bhojpur at Ara 

05.09.2015 
12 . Ms. Suchitra Singh , Judicial Magistrate , Samastipur 

05.09.2015 
13 . Sri Amit Kumar Pandey, Judicial Magistrate , Piro , Bhojpur at Ara 

05.09.2015 
14 . Sri Mahesh Shukla , Judicial Magistrate , Lakhisarai 

05.09.2015 
15 . Sri Manish Pandey , Judicial Magistrate , Patna 

05.09.2015 
16 . Sri Lakshmi Narayan Tripathi, Judicial Magistrate , Rosera, Samastipur 

05.09.2015 
17 . Sri Jyoti Kumar Kashyap , JudicialMagistrate , Supaul 

05.09.2015 
18 . Ms. Sarika Vahaliya, Judicial Magistrate , Patna 

05.09.2015 
19 . Sri Sunil Kumar Singh IV , Judicial Magistrate , Gopalganj 

14.02.2016 
20 . Smt. Shema Eram , Judicial Magistrate , Patna 

05.09.2015 
21. Sri Dhirendra Kumar Ray , JudicialMagistrate , Manjhaul, Begusarai 

05.09.2015 
22 . Smt. Kumari Jyotsana , Judicial Magistrate , Rohtas at Sasaram 

05.09.2015 
Ms. Jabin Jamal, Judicial Magistrate , Katihar 

05.09.2015 
24 . Sri Navin Kumar Dubey, JudicialMagistrate , Munger 

05.09.2015 
25 . Sri Rohit Srivastava , Judicial Magistrate , Kaimur at Bhabhua 

05.09.2015 
26 . Sri Pankaj Chandra Verma, JudicialMagistrate, Samastipur 

05.09.2015 
27 . Ms. Ritu Kumari, JudicialMagistrate , Patna 

05.09.2015 
28 . Sri Rahul Kishore, Judicial Magistrate, Aurangabad 

05.09.2015 
29 . Sri Kumar Kartikey Shahi, Judicial Magistrate, Sitamarhi 

05.09.2015 
30 . Sri Sunil Kumar Singh V , JudicialMagistrate, Hilsa , Nalanda at Biharsharif 05.09.2015 
31. Smt. Smita Gaurav, JudicialMagistrate, Muzaffarpur 

05.09.2015 
32 . Sri Ravi Pandey , JudicialMagistrate , East Champaran at Motihari 

05.09.2015 
33 . Sri Sanjay Kumar V , JudicialMagistrate ,Muzaffarpur 

05.09.2015 
34 . Smt. Swati Kumari Singh , Judicial Magistrate , Katihar 

05.09.2015 
35 . Sri Dhiraj Kumar Mishra, JudicialMagistrate, Balia, Begusarai 

05.09.2015 


23. 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


5 


SI.No. 


1 


36 . 
37. 
38 . 
39 . 
40. 
41 . 
42 . 
43 . 
44. 
45 . 
46. 


Name, Designation and Place of Posting of the Officer 

Date of Confirmation 
2 

3 
Smt. Divya Shekhar, Judicial Magistrate , Saran at Chapra 

05.09.2015 
Sri Sanjeev Kumar Pandey, Judicial Magistrate, Benipur , Darbhanga 

05.09.2015 
Sri Pankaj Pandey , Judicial Magistrate, West Champaran at Bettiah 

05.09.2015 
Sri Shameem Raja, JudicialMagistrate, Kaimur at Bhabhua 

05.09.2015 
Ms. Smita Raj, JudicialMagistrate , Vaishali at Hajipur 

05.09.2015 
Sri Dharmendra Singh, Judicial Magistrate, Katihar 

05.09.2015 
Sri Prakash Kumar Roy , JudicialMagistrate, Dalsingsarai, Samastipur 

05.09.2015 
Sri Deepak Kumar Yadav , Judicial Magistrate , Naugachia , Bhagalpur 

05.09.2015 
Sri Rakesh Kumar , JudicialMagistrate , Saran at Chapra 

05.09.2015 
Ms. Ragini Kumari, Judicial Magistrate , Bhagalpur 

05.09.2015 
Sri Uma Shankar Narayan , Judicial Magistrate , Sikrahana , 

05.09.2015 
East Champaran at Motihari 
Sri Shiv Kumar, JudicialMagistrate , Uda-Kishanganj,Madhepura 

05.09.2015 
Sri Sushil Prasad , Judicial Magistrate , Sheohar 

05.09.2015 
Sri Dilip Kumar Ray, Judicial Magistrate , Rohtas at Sasaram 

05.09.2015 
Sri Rajesh Kumar V , JudicialMagistrate, Sonepur, Saran at Chapra 

05.09.2015 
Sri Ram Chandra Prasad , Judicial Magistrate , Bakhri, Begusarai 

05.09.2015 
Sri Virendra Prasad , Judicial Magistrate , Banmankhi, Purnea 

05.09.2015 
Ms. Shefali Narayan , Judicial Magistrate, Gaya 

05.09.2015 
Sri Ashish Ranjan, Judicial Magistrate, Araria 

05.09.2015 
Sri Sunil Kumar , Judicial Magistrate , Rosera, Samastipur 

05.09.2015 
Sri Lal Bahadur Prasad, Judicial Magistrate , Birpur , Supaul 

05.09.2015 
Sri Nand Kishore , Judicial Magistrate , Khagaria 

05.09.2015 
Their inter -se -seniority will be decided later on . 

By Order of the High Court, 
P. C. Jaiswal, Registrar General. 


47 . 
48 . 
49 . 
50 . 
51 . 
52 . 
53. 
54 . 
55 . 
56. 
57 . 


क्र ० सं ० 


1 . 


21 फरवरी 2017 
सं ० 67 नि 0 — बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या -7 / स्था0-05-05 / 2014 सा 0प्र 0 
300 दिनांक 11.01.2017 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II 
में उल्लिखित व्यक्तियों को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय 
कोटि ) के रूप में पदस्थापित किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापना का स्थान न्यायमंडल सहित 
2 . 

3 . 
1 . श्री राजेश कुमार दुबे 

सहरसा ( सहरसा ) 
2 . श्री रंजन कुमार सिंह 

बक्सर (बक्सर) 
3 . श्री दिवान फहद खान 

बक्सर (बक्सर ) 
4 . श्री राघवेन्द्र शरण पाण्डेय 

सीवान ( सीवान ) 
5 . श्री योगेश कुमार मिश्रा 

मंझौल ( बेगुसराय) 
6 . श्री कुमार गिरिन्द्र गौरव 

हाजीपुर ( वैशाली ) 
7 . श्री मनीश कुमार 

दानापुर (पटना) 
8 . श्री आशुतोश कुमार बिशनोई 

अररिया ( अररिया ) 
9 . श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव 

औरंगाबाद ( औरंगाबाद) 
10 . श्री सुभाष कुमार 

गया ( गया) 
11 . श्री कमलेश सिंह देउ 

सुपौल ( सुपौल ) 
12. श्री प्रदीप कुमार 

बीरपुर ( सुपौल) 
13 . श्री योगराज उपध्याय 

सासाराम (रोहतास ) 
14. श्री प्रशांत कुमार 

नवादा ( नवादा) 
15 . श्री मृत्युंजय कुमार 

मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण ) 


6 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


क्र ० सं ० 


1 . 
16. 
17. 
18 . 


19 . 


20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24. 
25 . 
26 . 
27. 
28 . 


पदाधिकारी का नाम 

2 . 
श्री कुलदीप श्रीवास्तव 
श्री सुनील कुमार सिंह 
श्री दीपक कुमार 
श्री विनय कुमार 
श्री मो 0 शहनवाज आलम 
श्री कुमार सौरभ त्रिपाठी 
श्री प्रमोद रंजन 
श्री राजीव कुमार 
सपना कुमारी 
रितु कुमारी 
सुस्मिता कुमारी 
श्री मनोज कुमार 
श्री विद्या नन्द सागर 
श्री ऋचा रंजन 
श्री करूणा निधि प्रसाद आर्य 
आरती जयसवाल 
श्री चंदन कुमार वर्मा 
श्री रंजीत कुमार सोनु 
हेमा कुमारी 
श्री प्रमोद कुमार भार्मा 
निशा कुमारी 
श्री आफताब आलम 


29 . 


30 . 
31 . 
32 . 
33 . 
34. 
35 . 
36 . 
37. 
38 . 
39 . 
40 . 
41 . 
42 . 
43 . 
44. 
45 . 


पदस्थापना का स्थान न्यायमंडल सहित 

3 . 
रोसड़ा ( समस्तीपुर) 

शेरघाटी ( गया ) 
मुजफ्फरपुर पूर्वी (मुजफ्फरपुर ) 

मधुबनी (मधुबनी) 
पूर्णिया ( पूर्णिया ) 
झंझारपुर (मधुबनी) 

छपरा ( सारण ) 
बेगुसराय (बेगुसराय) 

मधेपुरा (मधेपुरा ) 
पटना सिटी ( पटना ) 
पटना सिटी ( पटना) 
बेतिया ( प 0 चम्पारण ) 
बिहारशरीफ (नालन्दा) 

पटना ( पटना ) 
बाढ़ ( पटना ) 
पटना ( पटना ) 

डेहरी ( रोहतास ) 
मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण ) 

हाजीपुर ( वैशाली ) 
बगहा ( प 0 चम्पारण) 

बिक्रमगंज ( रोहतास) 
मुजफ्फरपुर पूर्वी (मुजफ्फरपुर) 
मुजफ्फरपुर पश्चिमी (मुजफ्फरपुर) 
सिकरहाना (पूर्वी चम्पारण ) 

पटना ( पटना) 
बेगुसराय (बेगुसराय) 
मधेपुरा (मधेपुरा ) 
आरा (भोजपुर ) 

आरा (भोजपुर) 
गोपालगंज ( गोपालगंज ) 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
प्रकाश चन्द्र जायसवाल , महानिबंधक । 


श्री हेमंत कुमार 


कुमारी ज्योत्सना 
दिव्या अमल 
श्री राजीव रंजन 
श्री मो 0 मंजूर आलम 
श्री दामोदर कुमार 
श्री सुशांत कुमार 
उदय प्रताप 


- 


The 21st February 2017 
No. 67 A- The persons named in column no . II of the table given below who have been 
appointed on probation as Civil Judge (Junior Division ) under the Government of Bihar, General 
Administration Department, Patna notification no . 7 /Stha-05-05 / 2014 Sa. Pra . 300 dated 11.01.2017 are 
posted as temporary Civil Judges (Junior Division ) at the stations and in the Judgeships mentioned in 
column no . III of the table against their respective names. 
SI. No. Name of the Officer 

Place of posting with Judgeship 
II 

III 
1 . Sri Rajesh Kumar Dubey 

Saharsa ( Saharsa) 
2 . Sri Ranjan Kumar Singh 

Buxar ( Buxar) 
3 . Sri Diwan Fahad Khan 

Buxar (Buxar ) 
4 . Sri Raghwendra Sharan Pandey 

Siwan ( Siwan) 
5 . Sri Yogesh Kumar Mishra 

Manjhaul (Begusarai) 
6 . Sri Kumar Girindra Gaurav 

Hajipur (Vaishali) 
7 . Sri Manish Kumar 

Danapur (Patna ) 
8 . Sri Ashutosh Kumar Bishnoi 

Araria (Araria ) 
9 . Sri Sushil Kumar Srivastva 

Aurangabad (Aurangabad ) 


fabR JGIC , 24 HS 2017 


7 


Sl. No. 


I 


10 . 
11 . 


12 . 


13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21. 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31. 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36 . 
37 . 
38 . 
39 . 
40 . 


Name of the Officer 

II 
Sri Subhash Kumar 
Sri Kamlesh Singh Deou 
Sri Pradeep Kumar 
Sri Yograj Upadhyay 
Sri Prashant Kumar 
Sri Mritunjay Kumar 
Sri Kuldeep Srivastav 
Sri Sunil Kumar Singh 
Sri Deepak Kumar 
Sri Vinay Kumar 
Sri Md. Shahnawaz Alam 
Sri Kumar Saurabh Tripathi 
Sri Pramod Ranjan 
Sri Rajeev Kumar 
Ms. Sapna Rani 
Ms. Ritu Kumari 
Ms. Susmita Kumari 
Sri Manoj Kumar 
Sri Vidha Nand Sagar 
Ms. Richa Ranjan 
Sri Karunanidhi Prasad Arya 
Ms. Arti Jayaswal 
Sri Chandan Kumar Verma 
Sri Ranjeet Kumar Sonu 
Ms. Hema Kumari 
Sri Pramod Kumar Sharma 
Ms. Nisha Kumari 
Sri Aftab Alam 
Sri Hemant Kumar 
Ms. Kumari Jyotsna 
Ms. Divya Amal 
Sri Rajeev Ranjan 
Sri Md. Manzoor Alam 


Place of posting with Judgeship 

III 
Gaya ( Gaya ) 
Supaul ( Supaul) 
Birpur ( Supaul) 
Sasaram (Rohtas ) 

Nawada (Nawada ) 
Motihari (East Champaran ) 

Rosera (Samastipur) 

Sherghati (Gaya ) 
Muzaffarpur (East) (Muzaffarpur ) 
Madhubani (Madhubani) 

Purnea ( Purnea ) 
Jhanjharpur (Madhubani) 

Chapra (Saran ) 
Begusarai (Begusarai) 
Madhepura (Madhepura ) 

Patna City (Patna ) 

Patna City ( Patna ) 
Bettiah (West Champaran ) 
Biharsharif (Nalanda ) 

Patna (Patna ) 
Barh (Patna 
Patna (Patna 

Dehri (Rohtas) 
Motihari (East Champaran ) 

Hajipur (Vaishali) 
Bagaha (West Champaran ) 

Bikramganj (Rohtas ) 
Muzaffarpur (East) (Muzaffarpur ) 
Muzaffarpur (West) (Muzaffarpur) 
Sikrahana ( East Champaran ) 

Patna ( Patna) 
Begusarai ( Begusarai) 
Madhepura (Madhepura ) 

Ara ( Bhojpur) 

Ara ( Bhojpur) 
Gopalganj (Gopalganj) 

By Order of the High Court, 
P. C. Jaiswal, Registrar General. 


41. 


42 . 


43 . 


Sri Damodar Kumar 


44 . 


Sri Sushant Kumar 


45 . 


Sri Uday Pratap 


22 a 2017 


PHO 68 — 37407 atter plant À fafta atat pe ell us at THERT, 3148 fotel ya 147 RURTEIRI, 
मुंगेर, की सेवायें विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार के राज्यपाल - सह - कुलाधिपति सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर नियुक्ति 
हेतु राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन सौंपे जाने के लिए, बिहार सरकार के सामान्य 
प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक । 


8 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


The 22nd February 2017 
No. 68 A - On being relieved of his present assignment, the services of Sri Phool Chandra 
Choudhary, Additional District & Sessions Judge , Munger are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Patna for being placed at the disposal of the 
Cabinet Secretariat and Co -ordination Department, Government of Bihar, Patna, for his appointment as 
Officer- on -Special Duty in the Governor -cum - Chancellor s Secretariat, Patna on deputation basis for a 
maximum period of three years . 

By Order of the High Court, 
P. C. Jaiswal, Registrar General. 


23 फरवरी 2017 
सं ० 71 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री श्याम किशोर झा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
हाजीपुर ( वैशाली), की सेवायें बिहार राज्य पावर (होल्डिंग ) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन 
कम्पनी लिमिटेड के मगध एरिया , गया के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु 
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों 
की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक । 


The 23th February 2017 
No. 71 A - On being relieved of his present assignment, the services of Sri Shyam Kishore Jha , 
Additional District and Sessions Judge, Vaishali at Hajipur are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Patna for his appointment as Presiding 
Officer, Special Court, Magadh Area, Gaya under South Bihar Power Distribution Company Limited of 
Bihar State Power (Holding ) Company Limited , Patna , on deputation basis , for a maximum period of 


three years. 


By Order of the High Court, 
P. C. Jaiswal, Registrar General. 


23 फरवरी 2017 
सं० 72 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
क्र ० सं ० 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित जिला का नाम 
1 . 2 . 

3 . 
श्री शिव कुमार, मुंसिफ , उदाकिशुंगंज (मधेपुरा ) । 

मधेपुरा 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक । 


1 . 


The 23th February 2017 
No. 72 A— : In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil 
Judge , Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no . 3 of the table . 
Sl. No. Name of Officers with designation and present place of 

Name of the District 
posting with judgeship 


1 


2 


3 


1 . 


Sri Shiv Kumar , Munsif, Udakishunganj (Madhepura ) 

Madhepura 
By Order of the High Court, 
P.C. Jaiswal, Registrar General. 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


9 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

8 मार्च 2017 
सं ० 4 / वि01-10136 / 2005 गृ0 आ0-2021 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -28 (ए) के अन्तर्गत 
राज्य सरकार , गया स्नातक , सारण स्नातक , कोशी शिक्षक एवं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के 
द्विवार्षिक निर्वाचन , 2017 के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा संबंधित क्षेत्र में पदास्थापित भारतीय पुलिस सेवा / बिहार 
पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों / आरक्षियों एवं निर्वाचन कार्य हेतु अधियाचित अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों / आरक्षियों 
को नामित करती है । 

2. नामित पुलिस पदाधिकारी / कर्मचारी गया स्नातक , सारण स्नातक , कोशी शिक्षक एवं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 
से बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन 2017 के निर्वाचन अधिसूचित होने की तिथि से प्रारंभ होकर उक्त निर्वाचन के 
परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारतीय निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी 
पदाधिकारी / आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण , अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


1 मार्च 2017 
सं ० 1 / सी01-01 / 2016 गृ.आ. -1773 - कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 
भारत सरकार के पत्रांक -25013/02/ 2005- AIS.II दिनांक 28.06.2012 में निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय 
सेवायें (मृत्यु - सह - सेवांत लाभ) नियमावली, 1958 के नियम -16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के 
पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की गहन समीक्षा हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 5174 दिनांक 04.07.2016 द्वारा समिति का गठन 
किया गया । 

2. उक्त समिति के सदस्य के रूप में झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक स्तर के मनोनीत पदाधिकारी श्री राजीव 
कुमार, भा 0पु 0 से0 ( 1981) की दिनांक 31.07.2016 को वार्धक्य सेवानिवृति होने के फलस्वरूप झारखंड सरकार द्वारा उनके 
स्थान पर श्री विभूति भूषण प्रधान, भा 0 पु 0 से 0 बैच- 1985) को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया है । 

3. अतः विभागीय अधिसूचना सं0 5174 दिनांक 04.07.2016 का आंशिक संशोधन करते हुए समिति का गठन 
निम्नरूपेण की जाती है : 
( i) मुख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 
( ii ) पुलिस महानिदेशक , बिहार 

सदस्य 
( iii ) श्री विभूति भूषण प्रधान, भा 0 पु 0 से0 ( झारखण्ड -1985), 

सदस्य 
महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं (बिहार संवर्ग के बाहर के पुलिस महानिदेशक 
अग्निशमन सेवा झारखण्ड, रॉची 

स्तर के पदाधिकारी के रूप में , जिनका गृह 

राज्य बिहार नहीं है ) 
(iv ) श्री अमृत लाल मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी 0एच0-89 ) 

सदस्य 
भवन निर्माण विभाग , बिहार, पटना 

(बिहार संवग में 

सचिव 

के 

अनु0 जाति / अनु० जनजाति पदाधिकारी के रूप में ) 
( v ) प्रधान सचिव / सचिव, 

सदस्य सचिव 
गृह विभाग, बिहार, पटना 
4. समिति बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के भारत सरकार के दिशा -निर्देश के आलोक में 
सेवाभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी । 

5. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा गृह मंत्रालय , 
भारत सरकार को भेजी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


प्रधान 


स्तर 


10 


बिहार गजट, 24 मई 2017 


24 फरवरी 2017 
सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड- I गृ.आ.- 1655 – श्रीमती अनुसूईया रणसिंह साहू, भा 0 पु0 से0 (2006), पुलिस 
अधीक्षक ( कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , 
सारण , छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड- I गृ.आ.- 1656 - श्री पंकज कुमार राज, भा 0पु 0 से0 (2006), पुलिस अधीक्षक , 
सारण, छपरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय (पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) में पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


31 दिसम्बर 2016 


सं ० 1 / पी1-02 / 2013 गृ.आ. - 10326 - श्री गौरव मंगला, भा 0 पु0 से0 ( 2014 ), सहायक पुलिस अधीक्षक 
( परीक्ष्यमान), भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरैया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 गृ.आ. - 10327 - श्री दयाशंकर, भा 0पु 0 से 0 (2014), सहायक पुलिस अधीक्षक (परीक्ष्यमान), 
भोजपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 गृ.आ.- 10328 - श्री कार्तिकेय के 0 शर्मा, भा 0पु 0 से 0 (2014), सहायक पुलिस अधीक्षक 
( परीक्ष्यमान), मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिवान के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 गृ.आ.- 10329 — श्री संतोष कुमार, भा 0पु 0 से0 (2014 ), सहायक पुलिस अधीक्षक 
( परीक्ष्यमान), दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
देव नारायण मंडल, संयुक्त सचिव । 


31 जनवरी 2017 


सं ० 1 / पी05-10-02 / 2005 गृ 0 आ0-865 -विभागीय अधिसूचना सं0-10270 , दिनांक 29.12.2016 द्वारा भा 0 पु0 से 0 
के वर्ष 2008 बैच के पदाधिकारियों को कनीय प्रशासनिक ग्रेड में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गयी 
है । उक्त अधिसूचना की कंडिका -1 के क्रमांक -2 पर अंकित श्रीमती किम , भा 0 पु0 से0 (2008) द्वारा कनीय प्रशासनिक ग्रेड में 
प्रोन्नति हेतु आवश्यक अर्हता के अभाव में उन्हें प्रदान की गयी उक्त प्रोन्नति को निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


14 सितम्बर 2016 


सं ० 1 / पी1-02 / 2013 गृ.आ. -7367 - श्री रविन्द्र कुमार , भा 0 पु0 से0 (2006 ), पुलिस अधीक्षक ( बी ०), विशेष शाखा, 
बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , नगर ( पश्चिम), पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 गृ.आ.-7368 – श्री बाबु राम, भा 0पु 0 से0 ( 2009), पुलिस अधीक्षक , औरंगाबाद को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में , पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 गृ.आ. - 7369 - श्री सत्य प्रकाश, भा 0 पु0 से0 ( 2011), पुलिस अधीक्षक , नगर ( पश्चिम), 
पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


11 


27 अप्रील 2017 
सं ० 8 / मुक0-10-28 / 2017 - गृ 0 आ0-3528 — दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम -1946 ( 1946 का 
अधिनियम -25) की धारा -6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सी 0 आर0 डब्लू0 जे 0 सी 0 
सं0-222 / 2014 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में गया सिविल लाईन्स थाना काण्ड 
संख्या -118 / 2011, दिनांक 21.04..2011, धारा-302 / 34 भा 0 द0 वि0 जो श्री सतीश सिंह, पुत्र - श्रीउदय सिंह की हत्या से 
संबंधित है, के अनुसंधान / पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे 
बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं । 

The 271 " April 2017 
No. 8 /Muk .- 10-28 /2017 -HP - 3528 — In exercise of the powers conferred under section -6 of the 
Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946 ), the Governor of Bihar is pleased to accord his 
consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special 
Police Establishment to investigate / supervise and inquire into the Civil lines P.S. Case No. 118/2011 , 
dated 21.04.2011 u/ s 302/34 I.P.C in the light of order dated 08.02.2017 in C.R.W.J.C. No. 222 / 2014of 
HON BLE HIGH COURT , PATNA whichis related to Murder of Satish Singh s/ o Uday Singh. 

By order of the Governor of Bihar, 
Ranjan Kumar Sinha, Addl. Secretary. 


सं०4 / पी3-10-04 / 2016 गृ 0 आ0-4040 


प्रेषक, 

गिरीश मोहन ठाकुर, 

सरकार के अवर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले ० एवं हक 0 ) 
बिहार, पटना । 

पटना दिनांक 17 मई 2017 
विषय: 

पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार , पटना में बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के 
समकक्ष सहायक निदेशक (स्थापना) का 1 (एक ) एवं सहायक निदेशक (बजट - सह - लेखा) का 

1 (एक ) पद सहित कुल 02 ( दो ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 
पुलिस महानिदेशक कार्यालय का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत है । यहाँ से राज्य के सिपाही से लेकर पुलिस उपाधीक्षक 
स्तर के पचहत्तर हजार कर्मियों एवं पदाधिकारियों के स्थापना संबंधी कार्य निष्पादित होता है साथ ही साथ विधि - व्यवस्था एवं 
नजदीकी पर्यवेक्षण का दायित्व भी होता है । वार्षिक बजट 55 ( पचपन ) अरब के करीब है । प्रशाखा पदाधिकारी के ऊपर की 
कोटि में बिहार सचिवालय सेवा का कोई पद नहीं रहने के कारण विशेष रूप से स्थापना, लेखा एवं बजट के कार्यो में 
कठिनाई का अनुभव हो रहा है तथा कार्यालय में अवर सचिव के समकक्ष वरीय एवं अनुभवी पदाधिकारियों की आवश्यकता 
महसूस की जा रही है । 

( 2) अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी नहीं रहने के कारण स्थापना, बजट एवं लेखा आदि से संबंधित प्रारंभिक कार्य 
भी भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों से ही लेना पड़ता है । वर्तमान में संबंधित संचिकाएँ प्रशाखा पदाधिकारी के बाद 
सीधे सहायक पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को उपस्थापित की जाती है, जो भा 0 पु 0 से0 
के पदाधिकारी होते है । उक्त स्थिति में कार्यहित में इस कार्यालय में अवर सचिव के समकक्ष दो (02 ) पदों की नितांत 
आवश्यकता है । 

( 3) अतः पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार, पटना में बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अवर सचिव के समकक्ष 
सहायक निदेशक (स्थापना) एवं सहायक निदेशक (बजट - सह - लेखा) के पदनाम से दो ( 02 ) पदों का निम्नांकित पे बैण्ड एवं 
ग्रेड पे में सृजन की स्वीकृति दी जाती है: 
क्र ० सं ० 

प्रस्तावित पदों की संख्या पे बैंड ग्रेड पे 


पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


01 


15600-39100 


6600 / 


सहायक निदेशक (स्थापना ) ( अवर सचिव 
के समकक्ष ) 
सहायक निदेशक ( बजट सह लेखा) 
( अवर सचिव के समकक्ष ) 


2 


01 


15600-39100 


6600 / 


12 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


(4) उपर्युक्त प्रस्तावित पदों के सृजन पर आकलित आवर्तक वार्षिक व्यय- 2082096 / - (बीस लाख बेरासी हजार 
छियानवे) रूपये मात्र है । इस आवर्तक व्यय का वहन मुख्य शीर्ष– 2055 , पुलिस उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 001 , 
निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष- 0001 अधीक्षण, विपत्र कोड- N2055000010001 मांग संख्या- 22 है । उक्त राशि की 
निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । 
( 5 ) प्रस्ताव में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 
गिरीश मोहन ठाकुर , अवर सचिव । 


सं०4 / पी3-10-04 / 2016 गृ 0 आ0-4042 


प्रेषक , 

गिरीश मोहन 

ठाकुर , 

सरकार के अवर सचिव । 
सेवा में 

महालेखाकार ( ले ० एवं हक 0 ) 
बिहार, पटना । 

पटना,दिनांक 17 मई 2017 
विषय: 

अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , पटना के लिए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी का 01 
( एक ) एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी का 1 (एक ) पद सहित कुल 02 ( दो ) पदों के 

सृजन के संबंध में । 
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , पटना में न्यायालय से संबंधित मामलों का निष्पादन सदर कोर्ट पटना से 
प्रतिनियुक्त सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण की संभावना हमेशा बनी 
रहती है । 

( 2 ) उक्त परिस्थिति में न्यायालय से संबंधित कार्यो के निष्पादन में बाधा उत्पन्न न हो , इसे ध्यान में रखते हुए 
अपराध अनुसंधान विभाग के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 
एक - एक पद के स्थाई रूप से सृजन की आवश्यकता है । 

( 3 अतः अपराध अनुसंधान विभाग में न्यायालय संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 
का 01 (एक ) एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी 01 (एक ) पद सहित कुल 02 ( दो ) पदों का निम्नांकित पे बैण्ड एवं ग्रेड 
पे में सृजन की स्वीकृति दी जाती है: 


क्र ० सं ० 


पद 


प्रस्तावित पदों की संख्या 


पे बैंड 


ग्रेड पे 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 


01 


15600-39100 


6600 / 


2 


सहायक अभियोजन पदाधिकारी 


01 


9300-34800 


4800 / 


( 4) उपर्युक्त प्रस्तावित पदों के सृजन पर आकलित आवर्तक वार्षिक व्यय- 1872592 / - ( अठारह लाख बहत्तर 
हजार पाँच सौ बानवे) रूपये मात्र है । इस आवर्तक व्यय का वहन बजट शीर्ष– 2055 पुलिस लघु शीर्ष- 101 , अपराधिक 
अन्वेषण एवं सर्तकता उप शीर्ष -0001 अपराधिक जाँच विभाग, मांग सं0- 22, विपत्र कोड- N20550010100001 है । उक्त 
राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार, पटना होंगे एवं राशि की निकासी सचिवालय 
कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । 
( 5 ) प्रस्ताव में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त है । 

विश्वासभाजन, 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


w 


वाणिज्य कर विभाग 


गृह जिला 


2 


3 


4 


5 


1 


अधिसूचना 

16 मई 2017 
सं ० 6 / प्रो0-06-04 / 2016-1573 — बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( वेतनमान् 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 ) कोटि से वाणिज्य कर अपर आयुक्त कोटि ( वेतनमान् 
37400-67000 + ग्रेड पे 8900 ) कोटि में नवप्रोन्नत निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए 
उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का बैंच 

वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन का पद एवं स्थान 
नाम संख्या 

का नाम 
1 

6 
श्री राजीव कुमार 33 वीं पटना वाणिज्य - कर संयुक्त 

वाणिज्य कर अपर आयुक्त , 
आयुक्त (प्रशासन), 

मुख्यालय, पटना । 

केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 
2 श्री संजय कुमार 33 वीं भागलपुर वाणिज्य कर संयुक्त 

वाणिज्य कर अपर आयुक्त, 
मावंडिया 

आयुक्त (प्रशासन), 

मुख्यालय, पटना । 

पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियाँ 
2. क्षेत्रीय कार्यालयों से जो पदाधिकारी अपर आयुक्त के पद पर योगदान दे रहे हैं वे अपने पूर्व 
के पद से स्वत: विरमित समझे जायेंगे तथा वे उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी 
को अपना प्रभार तत्कालिक रूप से सौंप देंगे । 
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


क्र ० 


3 


4 


1 

1 


1 


29.11.2016 


अधिसूचना 

9 मई 2017 
सं ० ई2-207 / 82-1564 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश सं0 
12 / टि0-4-162 / 93- का0-467 / पटना- 15 , दिनांक 16.12.1998 में अंकित निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित 
17 (सत्रह ) अवर निर्वाचन पदाधिकारियों की सेवा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के मौलिक पद वेतनमान पी 0बी0–2, ₹9300-34800 ग्रेड पे0 
₹ 4800 / - पर उनके नाम के समक्ष स्तंभ 4 में अंकित तिथि से संपुष्ट करते हुए उनके चार वर्षों की सेवा एवं संपुष्टि के उपरान्त उक्त तिथि से 
ही वेतनमान पी 0 बी0-3, ₹ 15600-39100, ग्रेड पे०- ₹ 5400 / - में उत्क्रमित किया जाता है 
पदाधिकारी का नाम / गृह जिला / वरीयता क्रमांक 

पदस्थापन स्थल सेवा संपुष्टि तथा वेतनमान पी 0बी0-3 
सं ० 

₹ 15600-39100 / - एवं ग्रेड पे0-5400 / 

में उत्क्रमण की तिथि 
2 
श्रीमती निवेदिता सिन्हा / पटना / 40 / 2013 

हाजीपुर सदर अनुमंडल 
श्रीमती पूनम कुमारी / बेगूसराय / 41 / 2013 

दानापुर अनुमंडल 

05.09.2015 
3 श्री सोहैल अहमद / सारण / 42 / 2013 

समस्तीपुर सदर अनुमंडल 
4 श्री धीरज कुमार / पटना / 45 / 2013 

जहानाबाद सदर अनुमंडल 
मो 0 गजाली / भागलपुर / 47 / 2013 

बांका सदर अनुमंडल 
6 श्री लाल बहादुर राय / दरभंगा / 48 / 2013 

मधुबनी सदर अनुमंडल 
श्री आशुतोष राय / गाजीपुर ( उ.प्र.)/ 49/2013 सोनपुर अनुमंडल 
8 श्री प्रशांत शेखर / मुजफ्फरपुर / 50 / 2013 

मु 0नि 0प 0 कार्यालय, पटना 
9 श्री सत्यप्रिय कुमार / गया / 51 / 2013 

मसौढ़ी अनुमंडल 

29.11.2016 
10 श्री सुरेश कुमार / रोहतास / 55 / 2013 

भभुआ सदर अनुमंडल 
श्री पवन कुमार / सुपौल / 57 / 2013 

सिमरी बख्तियारपुर 

अनुमंडल 
श्री विकाश कुमार / मुंगेर / 58 / 2013 

आरा सदर अनुमंडल 


2 


29.11.2016 


4 


29.11.2016 


5 


29.11.2016 


29.11.2016 


7 


29.11.2016 


29.11.2016 


29.11.2016 


11 


29.11.2016 


12 


05.09.2015 


14 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


4 


क्र ० पदाधिकारी का नाम / गृह जिला / वरीयता क्रमांक 

पदस्थापन स्थल सेवा संपुष्टि तथा वेतनमान पी 0 बी0-3 
स ० 

₹ 15600-39100 / - एवं ग्रेड पे0-5400 / 

में उत्क्रमण की तिथि 
1 2 

3 
13 श्री विजय कुमार / पटना / 59 / 2013 

मु 0नि 0प0 कार्यालय, पटना 

29.11.2016 
14 श्रीमती परवीन जहाँ / पटना / 66 / 2013 

मुजफ्फरपुर (प०) सदर 

29.11.2016 

अनुमंडल 
15 श्री दिवाकर दास / जमुई / 69 / 2013 

शेखपुरा सदर अनुमंडल 

29.11.2016 
16 श्री संजय कुमार / शिवहर / 70 / 2013 

05.09.2015 
17 श्री राजीव रंजन / औरंगाबाद / 74 / 2013 

सासाराम सदर अनुमंडल 

05.09.2015 
2. यह सेवा संपुष्टि संबंधित पदाधिकारी की वरीयता का द्योतक नहीं होगा तथा इसका अन्य पदाधिकारियों की आपसी वरीयता पर प्रभाव 
नहीं पडेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव । 


चकिया अनुमंडल 


खान एवं भूतत्व विभाग 


2 . 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2017 
सं0 01 - बी 0 एम0 डी0-180-17 / 99–1014 - एम0— Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. 
(बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ) के निदेशक पर्षद् ( Board of Directors ) को तत्कालिक प्रभाव से अगले 
आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है 
1. श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा , खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार , पटना 

-अध्यक्ष 
श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, प्रबंध निदेशक , 
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड , बिहार, पटना 

-सरकारी सदस्य 
3. श्री पंकज कुमार सिंह , उद्योग निदेशक , बिहार, पटना 

-सरकारी सदस्य 
4. श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव( संसाधन), वित्त विभाग , बिहार , 

-सरकारी सदस्य 
श्री डी 0 के 0 शुक्ला,प्रधान मुख्य वन संरक्षक , 
पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार , पटना 

-सरकारी सदस्य 
एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित की जाती है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सुशील कुमार, अवर सचिव । 


पटना 


5 . 


2 . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


15 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन 

सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 594— I, ABHIMANSHU , S /O Sunil Kumar Mishra , R / O B - 122 , Budha Colony, Patna 
vide Affidavit no . 1688 , Dated 04-02-2017 declare that Now will be known as Abhimanshu Mishra. 

ABHIMANSHU . 


No. 595- I, ANJALI, W / O Sunil Kumar Mishra, R/ O B- 122 , Budha Colony , Patna vide 
Affidavit no . 1687, Dated 04.02.2017 declare That Now I Will be known as Anjali Mishra. 

ANJALI. 


No. 607- I, PANKAJ KUMAR SINGH, Son of Sri Laljee Singh, Resident- Flate No. 401 , 
Lakhan Enclave, Rukunpura, Baily Road , Po- B.V . College, PS - Rukunpura, Dist.- Patna( Bihar ) vide 
Affidavit No.5419 Date 15.04.2017 declare that Kshitij (क्षितिज) is my son. Now he will be known as 
Kshitij Raj Kunwar. (क्षितिज राज कुवंर) 

PANKAJ KUMAR SINGH . 


No. 612 — I, ARVIND KUMAR R /o . Postal Park , Road No.01, opp . Sumangal Bhawan , Patna 
800001, change my Son s name from Rishabh to Rishabh Sinha vide Affidavit No. 8201, dated 
06.05.2017 sworn before Executive Magistrate, Patna Sadar . 

ARVIND KUMAR . 


. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


- 


अधिसूचनाएं 

30 मार्च 2017 
सं ० 2 - अ0 प्र0-1-09 / 2017-642 – श्री नुरूल ऐन ईश्रत , तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ , 
सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, गुणवत्ता प्रबंधन -3, बिहार, पटना द्वारा पथ प्रमंडल , बिहारशरीफ , के 
पदस्थापन काल में चण्डी सोहसराय पथ कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2669 ( ई) 
दिनांक 30.05.2011 द्वारा 14 त्रुटियों के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 

श्री ईश्त द्वारा उनके पत्र दिनांक 08.08.2011 द्वारा अपना स्पष्टीकरण पथ निर्माण विभाग को समर्पित किया गया । 
श्री ईश्रत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा पथ निर्माण विभाग के स्तर से की गयी । समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण को 
स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए श्री ईश्रत, तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल , बिहारशरीफ के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से 
दो वार्षिक वेतन पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया । 

श्री ईश्रत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं एवं उनके सेवा इतिहास के आलोक में उनका संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य 
विभाग होने की स्थिति में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उनके पत्रांक 367 (एस) दिनांक 20.01.2017 द्वारा प्रासंगिक 
मामले में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन के आलोक में श्री ईश्रत के विरूद्ध दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण 
कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी । 

अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री नुरूल ऐन ईश्रत, तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल , बिहारशरीफ , सम्प्रति 
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, गुणवत्ता प्रबंधन -3, बिहार , पटना के विरूद्ध चण्डी सोहसराय पथ कार्य में बरती 
गयी अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 14 ( v) के तहत 
निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है: 
(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

शंभू चौधरी, उप – सचिव । 


30 मार्च 2017 
सं ० 3 - अ0 प्र0-1-31 / 2014-644 — श्री शालीग्राम पाठक , तदेन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मंझौल 
( बेगुसराय) सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्णिया ( मृत्यु की तिथि 18.12.2015) द्वारा पथ अवर प्रमंडल , 
मंझौल (बेगुसराय) के पदस्थापन काल में बरती गयी गम्भीर अनियमिताओं के आलोक में पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना के 
संकल्प संख्या -3783 ( एस ) दिनांक 02.04.2012 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 
के नियम 17 में विहित रिति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 871 अनु० दिनांक 03.04.2013 के माध्यम से अँच प्रतिवेदन विभाग को 
समर्पित किया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पाठक के विरूद्ध आरोप संख्या -1,2,3,4,5,6 को 
अप्रमाणित जबकि आरोप संख्या -7 जो उनके अधिनस्थ प्रशाखाओं के कार्यालयों के निरीक्षण से संबंधित है को प्रमाणित 
पाया गया । 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


17 


संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा, पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना के स्तर से की गयी । 
समीक्षोपरान्त श्री पाठक के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4944 (एस) दिनांक 20 . 
06.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री पाठक द्वारा उनके पत्रांक 2 कैम्प ( पटना), दिनांक 08.07.2013 द्वारा अपना 
द्वितीय बचाव बयान पथ निर्माण विभाग को समर्पित किया गया । 

श्री पाठक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं एवं उनके सेवा इतिहास के आलोक में उनका संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य 
विभाग होने की स्थिति में पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना द्वारा उनके पत्रांक 8332 (एस) दिनांक 28.10.2013 द्वारा श्री 
पाठक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख, ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी । 

पथ निर्माण विभाग से अलकतरा प्रकरण से संबंधित प्राप्त मामलों के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग में अभियंता 
प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह विशेष सचिव की अध्यक्षता में कार्यालय आदेश संख्या- 24 - सह - पठित ज्ञापांक -1020 दिनांक 
31.03.2014 द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया । श्री पाठक द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान उक्त उच्च 
स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थापित की गयी । उक्त समिति द्वारा श्री पाठक के द्वितीय बचाव बयान पर मंतव्य देने के पूर्व 
दिनांक 18.12.2015 को श्री शालीग्राम पाठक , तदेन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल , मंझौल (बेगुसराय ) सम्प्रति 
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , पूर्णिया की मृत्यु हो गयी । 

उक्त के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार स्व ० शालीग्राम पाठक , तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल , 
मंझौल ( बेगुसराय) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , पूर्णिया के पद पर रहते हुए मृत के विरूद्ध 
संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शंभू चौधरी, उप - सचिव । 


13 अप्रील 2017 
सं ० 3 / अ 0 प्र0-1-117 / 2016-762 श्री अशोक कुमार , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, डुमराँव 
सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल , पूर्णियाँ द्वारा कार्य प्रमंडल , डुमरॉव अन्तर्गत पदस्थापन काल में जिला पदाधिकारी, 
बक्सर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठकों में प्रायः अनुपस्थित रहने, बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर 
रहने एवं निदेशित किये जाने के बावजूद कार्य प्रणाली में सुधार परिलक्षित नहीं होने के कारण जिला पदाधिकारी, बक्सर के 
पत्रांक 05-1620 / वि ० दिनांक 24.08.2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी । 

2. जिला पदाधिकारी, बक्सर की उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2706 अनु० दिनांक 02.09.2016 द्वारा 
श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभिय 

तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 
3. श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक शून्य दिनांक 29.11.2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण 
की विभागीय समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिला पदाधिकारी, बक्सर से इस मामले में पत्र 22.08.2016 
की तिथि में हस्ताक्षरित है एवं 24.08.2016 की तिथि में निर्गत है, जबकि श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता 
द्वारा बैठकों में अनुपस्थित रहने के संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण में सितम्बर 2016 का हवाला दिया गया साथ ही मात्र 03.09. 
2016 एवं 04.09.2016 को जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने का ही कारणों का 
उल्लेख किया गया, जबकि जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया था कि श्री कुमार बैठकों में प्रायः 
अनुपस्थित रहते हैं साथ ही अनुमति प्राप्त किये बिना ही मुख्यालय से बाहर रहते हैं । इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री अशोक 
कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल , डुमराँव का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया । 

4. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, डुमराँव सम्प्रति 
अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल , पूर्णियाँ के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 
नियम 14(i) के तहत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है: 
( i ) निन्दन ( आरोप वर्ष 2016-17 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शंभू चौधरी, उप - सचिव । 


13 अप्रील 2017 
सं ० 3 / अ 0 प्र0-1-117 / 2016-764 - श्री जय प्रकाश , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति 
तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल, किशनगंज द्वारा कार्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत पदस्थापन काल में जिला पदाधिकारी , बक्सर 
की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठकों में प्रायः अनुपस्थित रहने, बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर रहने 
एवं निदेशित किये जाने के बावजूद कार्य प्रणाली में सुधार परिलक्षित नहीं होने के कारण जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 
05-1620 / वि ० दिनांक 24.08.2016 द्वारा श्री जय प्रकाश के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी । 

2. जिला पदाधिकारी, बक्सर की उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2707 अनु 0 दिनांक 02.09.2016 द्वारा 
श्री जय प्रकाश , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । 


18 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


- 


- 


3. श्री जय प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1307 दिनांक 04.10.2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण 
की विभागीय समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिला पदाधिकारी, बक्सर से इस मामले में पत्र 22.08.2016 
की तिथि में हस्ताक्षरित है एवं 24.08.2016 की तिथि में निर्गत है, जबकि श्री जय प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता 
द्वारा बैठकों में अनुपस्थित रहने के संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण में सितम्बर 2016 का हवाला दिया गया साथ ही मात्र 
04.09.2016 को जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने का ही कारणों का उल्लेख 
किया गया, जबकि जिला पदाधिकारी , बक्सर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया था कि श्री जय प्रकाश बैठकों में प्रायः 
अनुपस्थित रहते हैं साथ ही अनुमति प्राप्त किये बिना ही मुख्यालय से बाहर रहते हैं । इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री जय 
प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल , बक्सर का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया । 

4. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री जय प्रकाश , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति 
तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल, किशनगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 14(i) के तहत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है: 
( i) निन्दन ( आरोप वर्ष 2016-17 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शंभू चौधरी, उप - सचिव । 


सं ० 08 / निन्था०-11-02 / 2016, सा ० प्र०-531 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

16 जनवरी 2017 
श्री सुरेश पासवान , बि ० प्र० से० (कोटि क्रमांक -442 / 11) विशेष सचिव, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग , 
बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों / महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति 
के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013-14 एवं इसके पूर्व के वर्षों में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताओं के लिए 
धारा -406 / 409 / 420 / 467 / 468 / 471 / 477(ए ) / 120( बी ० ) भा ० द ० वि ० एवं धारा -13(2 ) सह पठित धारा -13 (1) ( सी ) ( डी ) 
भ्र ०नि ० अधि ०, 1988 के तहत निगरानी थाना कांड सं०-127 / 16, दिनांक 29.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग 
( अन्वेषण ब्यूरो) के पत्रांक -2756, दिनांक 06.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है । 

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम 9 
( ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री पासवान का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम -10 के 
आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
केशव कुमार सिंह , संयुक्त सचिव । 


सं ० 08 / आरोप - 01-32 / 2016 सा ०प्र०-689 


संकल्प 

19 जनवरी 2017 
श्री संजय प्रियदर्शी, बि ० प्र ० से ०, कोटि क्रमांक -483 / 11, तत्कालीन जिला प्रबंधक , राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर 
द्वारा मार्डन राईस मील, तुर्की, कुढ़नी के फर्जी प्रॉपराईटर श्री गयासुद्दीन अंसारी से वर्ष 2011-12 में धान अधिप्राप्ति योजना में 
मिलिंग के लिए एकरारनामा किया गया था । मिलर को 11136.65 M.T सी ० एम ० आर ० उपलब्ध कराना था । मिलर ने 
एकरारनामा के अनुसार चावल नहीं दिया । मिलर ने चावल अथवा उसका मुल्य रू 0 21,19,44,927.15 / - (एक्कीस करोड़ 
उन्नीस लाख चौवालिस हजार नौ सौ सताईस रूपये पन्द्रह पैसा) जमा नहीं कराया , जिसके कारण नीलाम - पत्र वाद 
सं०-43 / 2013-14 दायर किया गया साथ ही मिलर के विरूद्ध तुर्की ओ ० पी ० में थाना कांड सं0-233 / 2012, दिनांक 
07.10.2012 भी दर्ज किया गया है । 

उक्त क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक -4322, दिनांक 20.07.2016 द्वारा श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध 
अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने, फर्जी और वाह्य व्यक्ति मो ० गयासुद्दीन अंसारी के साथ एकरारनामा कर निगम को 
आर्थिक क्षति पहुँचाने , सिक्युरिटी मनी जब्त नहीं करने , जानबुझकर सी ० एम० आर० गबन करने , राईस मील से सी ० एम ० आर० 
का वसूली नहीं करने एवं अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र उपलब्ध कराया 
गया । 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


19 


उपर्युक्त आधार पर विभागीय स्तर से समेकित आरोप, प्रपत्र क गठित किया गया तथा अनुशासनिक प्राधिकार के 
अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक -14127, दिनांक 18.10.2016 द्वारा श्री प्रियदर्शी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । आरोपित 
पदाधिकारी द्वारा समय - सीमा के अन्तर्गत स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया । 

अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि आरोप काफी गम्भीर श्रेणी के है एवं वित्तिय 
अनियमितता में निहित राशि काफी अधिक है अतः श्री संजय प्रियदर्शी, बि ० प्र ० से ०, कोटि क्रमांक -483 / 11, तत्कालीन जिला 
प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध मामले की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली -2005 के नियम -17 ( 2) में विहित रीति से करायी जाय । इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी 
विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार पटना एवं उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार, 
पटना द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे । 

श्री संजय प्रियदर्शी, बि ० प्र ० से ०, कोटि क्रमांक -483 / 11, तत्कालीन जिला प्रबंधक , राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर से 
यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके 
सामने स्वयं उपस्थित होंगे । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


आदेश: 


सं ० 08 / आरोप - 01-23 / 2016 सा ० प्र०-1138 


संकल्प 

31 जनवरी 2017 
श्रीमती नीतू सिंह, बि ० प्र ० से० ( कोटि क्रमांक -1268 / 11) उप - सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग , पटना के विरूद्ध 
समाज कल्याण विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक -4930, दिनांक 24.11.2016 द्वारा प्रभारी उप सचिव, बाल अधिकार संरक्षण 
आयोग, पटना के दायित्व निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता बरतने के आरोपों से आच्छादित आरोप, 
प्रपत्र क उपलब्ध कराया गया । 

उक्त आरोपों की गम्भीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली -2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती नीतू सिंह, बि ० प्र ० से०, कोटि क्रमांक -1268 / 11 को संकल्प 
निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्रीमती सिंह का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित 
किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम -10 के 
आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


सं ० 08 / निन्था०-11-01 / 2017 , सा ० प्र०-1146 


संकल्प 

31 जनवरी 2017 
श्री रणजीत प्रसाद सिंह, बि ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -505 / 11) अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण - सह - जिला 
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी , बेतिया को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 31.12.2016 को 10,000 / - ( दस हजार ) 
रूपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०-159 / 16, दिनांक 31.12.2016, 
धारा -7 / 13 (2) -सह - पठित धारा -13 (1) ( डी) भ्र ०नि ० अधि०, 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग ( अन्वेषण ब्यूरो ) 
बिहार, पटना के पत्रांक -36, दिनांक 10.01.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी । 

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम 9 
(1) (ग ) एवं नियम-9 (2 ) क में निहित प्रावधानों के तहत श्री सिंह को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 31.12.2016 के 
प्रभाव से ) से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित 
किया जाता है । न्यायिक हिरासत से मुक्त होने पर भी इनका निलंबन यथावत् रहेगा तथा ये उक्त निर्धारित मुख्यालय में 
अपना योगदान देगें । 


20 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम -10 के 
आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


सं 0 भवन / निग 0( द० बि ० ) -18/2007 ( छाया संचिका) 3941 (भ ) 

भवन निर्माण विभाग 


संकल्प 

11 मई 2017 
श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमंडल , 
नवादा सम्प्रति बर्खास्त अवधि में सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक -8139 दिनांक 05.08.2014 द्वारा 
प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 

2. श्री शर्मा के विरूद्ध पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक -2345 दिनांक 20.02.2008 द्वारा संचालित विभागीय 
कार्यवाही में प्राप्त प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली -2005 के तहत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये विभागीय अधिसूचना संख्या -11451( भ०) दिनांक 11.11.2014 
द्वारा तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया । 

3. श्री शर्मा की सेवा से बर्खास्तगी के फलस्वरूप नियोक्ता -नियोजित संबंध समाप्त हो जाने के कारण समान्य 
प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय सकारण आदेश संख्या -8276 दिनांक 10.08.2015 
द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक -8139( भ ०) दिनांक 05.08.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को इस शर्त के साथ 
स्थगित किया गया कि श्री शर्मा को संसूचित सेवा से बर्खास्तगी का दण्डादेश भविष्य में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर 
दिये जाने, वापस लिए जाने अथवा स्थगित किये जाने की स्थिति में यह विभागीय कार्यवाही पुनर्जीवित करते हुये संचालित 
की जायेगी । 

4. श्री शर्मा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No - 2015 / 2015 में माननीय न्यायालय 
द्वारा दिनांक 06.02.2017 को पारित आदेश द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या -11451 ( भo) दिनांक 11.11.2014 से निर्गत 
बर्खास्तगी दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया है । 

5. उक्त स्थिति में सरकार द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक -8139( भ0 ) दिनांक 05.08.2014 द्वारा 
संस्थित विभागीय कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है । अतः श्री शर्मा के वार्धक्य सेवानिवृत की 
तिथि को उक्त विभागीय कार्यवाही स्थगित रहने के कारण बिहार पेंशन नियमावली -1950 के तहत प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 
मामले में पूर्व में संस्थित विभागीय कार्यवाही को पुनः संचालित किया जाता है । 

6. उक्त विभागीय कार्यवाही में पूर्व की भाँति विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना संचालन पदाधिकारी एवं श्री 
भैरव लाल प्रसाद, तत्कालीन योजना अभियंता , मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय, सम्प्रति सहायक अभियंता, निरूपण अंचल 
संख्या -01 , पटना, भवन निर्माण विभाग, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे । 

7. उक्त विभागीय कार्यवाही पुनः संचालित करने, विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी एवं श्री भैरव 
लाल प्रसाद , तत्कालीन योजना अभियंता, मुख्य अभियंता ( उत्तर) का कार्यालय, सम्प्रति सहायक अभियंता, निरूपण अंचल 
संख्या -01, पटना, भवन निर्माण विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी पूर्ववत नामित करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री 
महोदय की सहमति प्राप्त कर ली गयी है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
ब्रजनंदन प्रसाद, अपर सचिव । 


सं 0 भवन / निग 0( द0 बि 0) -18 / 2007-4038 (भ ) 


संकल्प 

15 मई 2017 
श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमण्डल, 
नवादा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त अवधि में सेवानिवृत को भवन प्रमण्डल , दरभंगा के पदस्थापन काल में निगरानी धावा दल 
द्वारा दिनांक 17.03.2007 को संवेदक श्री भारत भूषण से ₹ 18,500,00 ( अठारह हजार पाँच सौ रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों 
गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् उनके आवास में की गई छापेमारी में पूर्व पदस्थापन कार्यालय पाटलीपुत्र, भवन प्रमण्डल , 
पटना से स्थानांतरण हो जाने तथा उक्त प्रमण्डल का प्रभार प्रतिस्थानी को सौंप देने के बावजूद स्वयं को अवैध रूप में 
पाटलीपुत्र, भवन प्रमण्डल, पटना के कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यशील रहने का धोखाधड़ी कर गलत नियत से रखे 
गये उक्त प्रमंडल के बहुमूल्य सरकारी अभिलेखों एवं सचिकाओं को जब्त किया गया तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


21 


संख्या -37 / 2007 दिनांक 17.03.2007 दर्ज किया गया । एतद् संबंधी आरोप के संदर्भ में वृहत दण्ड देने की शक्ति पथ 
निर्माण विभाग में निहित रहने के कारण पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक -2345 दिनांक 20.02.2008 द्वारा श्री शर्मा के 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त 
किया गया । 

2. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन होने के फलस्वरूप श्री शर्मा का संवर्ग भवन निर्माण विभाग आवंटित होने की 
वजह से प्रधान सचिव - सह - अपर विभागीय जाँच आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के पत्रांक -2562 दिनांक 
25.04.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग , बिहार, पटना में प्रेषित किया गया । उक्त जाँच 
प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरूद्ध लगाये गये दोनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

3. प्रमाणित अरोप के आलोक में श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा 
उत्तर के समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप गंभीर प्रकृति का प्रमाणित आरोप होने के कारण बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -14 उप नियम- ( xi ) के तहत श्री शर्मा के विरूद्ध सेवा से 
बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् विभागीय 
अधिसूचना संख्या -11451(भ 0) दिनांक 11.11.2014 द्वारा श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन 
प्रमण्डल , दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमण्डल, नवादा को तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित 
एवं संसूचित किया गया । इसके विरूद्ध श्री शर्मा से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को भी विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक -5018( भ 0 ) 
दिनांक 18.05.2015 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । 

4. श्री शर्मा द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC No -2015 / 2015 में 
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 में विभागीय अधिसूचना संख्या -11451( भo ) दिनांक 11.11.2014 
द्वारा निर्गत दण्डादेश एवं विभागीय कार्यवाही से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को निरस्त कर दिया गया तथा यह स्वतंत्रता दी गयी 
कि अनुशासनिक प्राधिकार श्री शर्मा के वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि को यह विभागीय कार्यवाही लंबित मानते हुए बिहार 
पेंशन नियमावली -1950 के अन्तर्गत पूर्व से विनिश्चित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने अथवा न करने का 
निर्णय ले सकते हैं । 

माननीय उच्च न्यायालय , पटना के उक्त न्यायादेश के आलोक में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार 
पेंशन नियमावली -1950 के अर्न्तगत उक्त विभागीय कार्यवाही को पुनः संचालित की जाय । तदनुरूप पूर्व की भाँति विभागीय 
जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी तथा श्री ब्रजनंदन प्रसाद , अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग , बिहार , पटना को 
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

श्री अखिलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल , दरभंगा अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमण्डल, 
नवादा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य 
दिवस के पश्चात् किसी भी दिन जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , स्वयं उपस्थित हों । 

5. उक्त विभागीय कार्यवाही पुनः संचालित करने तथा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन 
पदाधिकारी एवं श्री ब्रजनंदन प्रसाद, अपर सचिव को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री 
की सहमति प्राप्त कर ली गयी है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ब्रजनंदन प्रसाद , अपर सचिव । 


सं 0 कारा / नि 0 को ० ( अधी0 ) -01-11 / 2014-2328 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


संकल्प 

9 मई 2017 
श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, कटिहार ( सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा, सीवान ) 
के विरूद्ध दिनांक 19.07.2014 को मंडल कारा, कटिहार में बंदियों के दो गुटों के बीच झड़प के पश्चात् एक बंदी शमीम 
अख्तर की 

मृत्यु 

के संदर्भ में लापरवाही बरतने तथा दिनांक 18.07.2014 को कैंटीन से सामान खरीदने के लिए बंदियों के दो 
गुटों की बीच झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण करने के लिए कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने एवं प्रशासनिक विफलता 
के कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप - पत्र प्रपत्र क के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5919 दिनांक 
19.11.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी । 

2. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ के पत्रांक 3980 दिनांक 23.09.2015 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय 
जाँच - सह - संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों 
को प्रमाणित नहीं पाया गया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 1554 दिनाकं 11.03.2016 
द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम से कतिपय बिन्दुओं पर असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए 


22 


बिहार गजट , 24 मई 2017 


- 


। 


श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । तद्आलोक में श्री कुमार ने अपने ज्ञापांक 533 दिनांक 27.03.2016 के द्वारा 
द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया । 

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव 
की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत 
करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -14 के प्रावधानों के तहत् 
निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया : 

(i) 

निन्दन । 
(ii ) दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड । 

4. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4912 दिनांक 11.08.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा 
आयोग , पटना से परामर्श की माँग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2755 दिनांक 21.12.2016 द्वारा संसूचित 
किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड " निन्दन " का दण्ड वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर 
पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है । आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड 
" संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है । 

5. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री विधु कुमार , बिहार कारा सेवा, 
तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, कटिहार ( सम्प्रति मंडल कारा, सीवान ) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2005 के नियम -14 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) के प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक -56 
दिनांक 09.01.2017 के द्वारा निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया : 

(i) निन्दन । 

(ii ) दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड । 

6. श्री कुमार ने अपने पत्रांक 673 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन 
समर्पित किया , जिसमें उनका कहना है कि जिला पदाधिकारी, कटिहार के अंतरिम प्रतिवेदन में वर्णित है कि तड़के नंबरखुली 
के समय किसी अप्रिय घटना को रोकने की पूर्ण जवाबदेही प्रभारी उपाधीक्षक एवं प्रभारी मुख्य उच्च कक्षपाल की बनती थी । 
जिसके द्वारा ससमय कार्रवाई किया गया प्रतीत नहीं होता है । इस संबंध में कि " घटना की सूचना जिला नियंत्री पदाधिकारी 
को ससमय नहीं दी " की जाँच उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में की जा चुकी है एवं आरोप प्रमाणित नहीं पाया 
गया है । त्रिसदस्यीय जाँच दल के प्रतिवेदन के अनुसार जेल डॉक्टर द्वारा बंदी को 04:30 बजे अपराह्न में सदर अस्पताल ले 
जाने की अनुशंसा की गयी थी एवं सुबह 09:30 बजे के लगभग बंदी को सदर अस्पताल ले जाने हेतु सुरक्षाकर्मी को 
प्रतिनियुक्त किया गया था । जेल के बाहर जमा भीड़ के उग्र हो जाने के फलस्वरूप विधि - व्यवस्था के मद्देनजर बंदी को 
सदर अस्पताल ले जाने की योजना तत्काल स्थगित करनी पड़ी थी । 

7. श्री कुमार के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी । समीक्षोपरान्त 
पाया गया कि उनके मातहत कार्य करने वाले सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विभागीय कार्यों का सतत् अनुश्रवण करना 
और विभागीय कार्यों का ससमय संपादन करना उनका दायित्व है । इस प्रकार श्री कुमार घटनाक्रम के लिए अपने कनीय 
पदाधिकारियों / कर्मियों को जिम्मेवार बताकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते । कारा हस्तक के प्रावधानों के अनुसार 
जिला में काराधीक्षक का नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी ही होते हैं । सर्वप्रथम घटना की जानकारी जिला पदाधिकारी 
को देना आवश्यक था जो उनके द्वारा नहीं की गयी । उनके द्वारा घटना का सही आकलन नहीं किया गया तथा निरोधात्मक 
कार्रवाई भी नहीं किया गया । श्री कुमार के द्वारा बंदी को चिकित्सक के अनुशंसा तथा एम्बुलेंश के आने के बाद भी ससमय 
इलाज हेतु नहीं भेजा गया । इस प्रकार बंदी के इलाज में विलम्ब होने के लिए श्री कुमार स्पष्ट रूप से दोषी हैं तथा वे अपने 
उत्तरदायित्व के निर्वह्न में असफल रहे हैं । अतः श्री कुमार का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है । 

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विधु 
कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार ( सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा, सीवान) के द्वारा समर्पित 
पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में 
प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


